रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


. -- - - - - 


REGD . NO. D. L..-33004/ 99 


HALLUGHAR 


. 


N 


. 


. 


१५ 
. . 


21112113 


मायमेव धपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II -- - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 543 ] 
No. 543 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , नवम्बर 3, 1999 / कार्तिक 12 , 1921 
NEW DELHI,WEDNESDAY ,NOVEMBER 3 , 1999 /KARTIKA 12 , 1921 


श्रम मंत्रालय 
( रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1999 
सा . का .नि . 744( अ ). --- केन्द्रीय सरकार शिक्षु अधिनियम , 1961 ( 1961 का 52 ) की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 ( 1860 का 21 ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत गोवा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षुओं 
को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यान्वित विशेष शिक्षुता स्कीम " भारत - जर्मनी दोहरी व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति पर लागू नहीं होंगे । 

[ फा . सं. डी. जी, ई. टी . 40/6 /98 - ए. पी . ] 

सु. कृष्णन, संयुक्त सचिव/ महानिदेशक 
MINISTRY OF LABOUR 
(Directorate General of Employment and Training) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 2nd November , 1999 
G . S. R . 744 ( E ). — In exercise of powers conferred by Clause (c ) of sub -section 4 ofsection 1 of the Apprentices 
Act, 1961, (52 of 1961), the Central Government hereby notifies that the provisionsof the said Act, shall not be applicable 
to the scheme “ Indo German dual system of Vocational Training a special apprenticeship scheme for imparting training 
to apprentices implemented by the Goa Institute of Vocational Education registered under thc Societics Registration Act, 
1860( 21 of 1860 ) Goa, for a period of three years fromthe date of publication of this notificationinthe Official Gazette. 


[ F. No. DGET 40/6 /98 - APJ 
S. KRISHNAN, Joint Secy./ Director General. 


3236 G / 99 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 

und Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1999 . 


